HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 23, 2023 (KRTK. I, 945 SAKA) 733 


ATI 
हरियाणा सरकार 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 


संख्या का०्आ० 62, के०्अ० 46,//4908 / धा० 5/2023— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 4908 (4908 का केन्द्रीय 
अधिनियम 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अन्य सभी 
अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 4973 (4974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) 
की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन पहले से ही अधिसूचित प्रत्येक उप-मण्डल को उक्त अधिनियम की धारा 47 तथा 48 
के अधीन किसी संपत्ति के अन्तरण की लिखत के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ उप-जिला के रूप में बनाते हैं। 


टी० वी० एस० Wo प्रसाद, 
वित्तायुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग | 


734 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 23, 2023 (KRTK. I, 945 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 
Notification 
The 23rd October, 2023 


No. S.O. 62/C.A.6/908/S.5/2023.— In exercise of the powers conferred under section 5 of the Registration 
Act, 908 (Central Act 6 of !908) and in supersession of all other previous notifications issued in this behalf, the 
Governor of Haryana hereby forms each Sub-Division already notified under sub-section (3) of section 7 of the Code 
of Criminal Procedure, 973 (Central Act 2 of 974) to be sub-district for the purpose of registration of instruments of 
transfer of any property under sections |7 and 8 of the said Act. 


प्‌. V.S. N. PRASAD, 
Financial Commissioner Revenue and 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Revenue and Disaster Management Department. 


0666—L.R.—H.G_P., Pkl. 


